MARA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन, 1940 ( श ० ) 


संख्या- 224 राँची, शुक्रवार , 


15 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


संकल्प 
26 फ़रवरी, 2019 


विषय -ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प सं०- 977 दिनांक 20.02.2016 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक 

सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के उप विकास आयुक्त के 06 पदों को भारतीय वन सेवा एवं 
डेवलपमेंट प्रोफेशनल हेतु कर्णांकन को निष्प्रभावी करते हुए उप विकास आयुक्त के 06 पदों को 
झा ० प्र ० से ० के पदाधिकारियों के लिए पुनःस्थापन । 

संख्या -04/विविध -10-02/ 2019 का . 1790-- ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प सं०-977 
दिनांक 20.02.2016 द्वारा उप विकास आयुक्त के पदस्थापन/नियुक्ति हेतु स्रोतो के विस्तार के क्रम 
में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कर्णांकित उप विकास आयुक्त के 18 पदों को 12 कर दिया गया एवं 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 06 पदों को यथावत रखते हुए शेष 06 पदों पर नियुक्ति भारतीय वन 
सेवा अथवा डेवलपमेंट प्रोफेसनल से करने का निर्णय लिया गया था , जिसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद की 
दिनांक 11.02.2016 की बैठक की मद संख्या -17 के अन्तर्गत प्रदान की गई । 

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकृत संवर्ग बल का सृजन एवं कर्णांकन से संबंधित 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची के स्वीकृत्यादेश सं०-6472 दिनांक 
21.07.2015 द्वारा संयुक्त सचिव कोटि में कुल 120 चिन्हित पदों के विरूद्ध कर्णांकित उप विकास 
आयुक्त के 18 पद में से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झा ० प्र ० से ० के 06 पदों को भारतीय वन सेवा 


2 . 


2 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 16 मार्च, 2019 
अथवा डेवलपमेंट प्रोफेसनल हेतु कर्णांकन के फलस्वरूप उक्त 6 पदों के विरूद्ध पदस्थापन एवं प्रोन्नति 
की कार्रवाई नहीं की जा रही है । 

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 की कंडिका-3 के आलोक में झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा के अधिकृत संवर्ग बल का सृजन अथवा प्रत्यर्पण प्रशासी विभाग द्वारा किया 
जायेगा तथा उक्त नियमावली की कंडिका-(2) (iii) में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, प्रशासी विभाग के रूप में परिभाषित है, अतएव झा ० प्र ० से ० के संयुक्त सचिव स्तर के उप 
विकास आयुक्त के पदों के संबंध में समुचित कार्रवाई कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड , राँची के द्वारा अपेक्षित है । ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प सं०-977 दिनांक 
20.02.2016 के द्वारा भारतीय वन सेवा एवं डेवलपमेंट प्रोफेशनल हेतु झारखण्ड प्रशासनिक सेवा 
के उप विकास आयुक्त के 06 पदों के कर्णांकन के प्रस्ताव पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग की सहमति नहीं है । 

4. मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ के शिष्टमंडल के साथ दिनांक 
16.01.2019 को सम्पन्न बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के उक्त संकल्प सं०-977 दिनांक 
20.02.2016 को विलोपित करते हुए संयुक्त सचिव स्तर के पदों की संख्या पुनः 120 करने पर 
सहमति व्यक्त की गई । 

5. ग्रामीण विकास विभाग के उक्त संकल्प के निर्गत होने के पश्चात लगभग 4 वर्ष की 
अवधि के दौरान डेवलपमेंट प्रोफेशनल को नियुक्त कर उप विकास आयुक्त के पद पर पदस्थापन नहीं 
किया जा सका है तथा भारतीय वन सेवा के दो पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, खूटी एंव पाकुड़ के 
पद पर अत्यन्त ही अल्प अवधि तक पदास्थापित रहे हैं । 

6. भा ०व ० से ० एवं डेवलपमेंट प्रोफेशनल हेतु कर्णांकित उप विकास आयुक्त के 06 रिक्त पदों 
के विरूद्ध डेवलपमेंट प्रोफेशनल को उप विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किये जाने तथा 
भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों की अत्यन्त अल्प अवधि तक पदस्थापित किये जाने की स्थिति 
में उक्त 06 पदों का कर्णांकन प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है तथा उप विकास आयुक्त के पद पर 
भा ० प्र ० से ० एवं झा ० प्र ० से ० के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता रहा है । 

7 अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूपेण विचारोपरांत कार्यहित में ग्रामीण विकास विभाग के 
संकल्प सं०-977 दिनांक 20.02.2016 को निष्प्रभावी करते हुए भारतीय वन सेवा एवं डेवलपमेंट 
प्रोफेसनल हेतु कर्णांकित उप विकास आयुक्त के 06 पदों को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
पदाधिकारियों हेतु पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । 

8. मंत्रिपरिषद की दिनांक 14.02.2019 की बैठक में मद संख्या-23 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर 
सहमति प्रदान की गई है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश शाह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 224 -- 50 


